सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 भाद्र, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 696 राँची, शुक्रवार , 


30 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
19 अगस्त, 2019 


संख्या -1 /विविध-844/05 ( खंड-1 ) का . -6545-- श्रीमती अराधना पटनायक, भा.प्र.से. ( झाः 1998 ), सचिव , 
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ( अतिरिक्त प्रभार- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग) को दिनांक 25.08.2019 से 
30.08.2019 तक स्टॉकहोम में आयोजित प्रोग्राम में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी है । 

2. श्रीमती पटनायक के अनुपस्थिति अवधि तक के लिए सचिव, स्वास्थ्य, चि 0 शि 0 एवं परिवार 
कल्याण विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री नितीन मदन कुलकर्णी, भा.प्र.से. ( झाः 1995 ) सचिव , 
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड तथा सचिव , ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 696 -- 50 


